. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 443 राँची ,बुधवार 

10 सितम्बर, 2014 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
8 सितम्बर, 2014 


उपायुक्त, राँची के पत्रांक - 290(1)/ गो0 दिनांक 23 अक्टूबर , 2010 एवं पत्रांक-161 
(1)/ जि0ग्रा0 दिनांक 15 जुलाई, 2014 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 7863 , दिनांक 
24 दिसम्बर , 2010 एवं पत्रांक -3413,दिनांक 23 जून , 2011 


आरोपी पदाधिकारी का पत्रांक - पत्रांक - 100 दिनांक 7 जनवरी, 2011 


संख्या- 9019--श्री रामा रविदास , झा0प्र0से0,( द्वितीय बैच, जे0 पी0 एस0 सी0 , गृह जिला 
हजारीबाग), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनाहातु, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त , राँची के 
पत्रांक - 290(1)/ गोo, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा आरोप प्रपत्र- क में प्राप्त है । श्री रविदास के 
विरूद्ध प्रपत्र- क में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं : 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 
__ 1. सोनाहातु प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की जाँच हेतु इस कार्यालय 
के आदेश ज्ञापांक -1098, दिनांक 8 अप्रैल , 2010 से जाँच दल का गठन किया गया । जाँच दल द्वारा 
पंचायतवार कुल 35 योजनाओं की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । 


सोनाहातु प्रखण्ड के लोवाहातु पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित 10 योजनाओं की 
जाँच श्री चितरंजन कुमार, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, राँची द्वारा की गई है । जाँच प्रतिवेदन के 
अनुसार इस पंचायत में इस कार्यालय के स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक -2059, दिनांक 23 अक्टूबर , 2009 , 325 , 
दिनांक 10 फरवरी , 2010 एवं 242, दिनांक 3 फरवरी , 2010 द्वारा स्वीकृत 25 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 
6 योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ कराया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा मनरेगा योजनाओं 
के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई एवं मनरेगा कार्य में अभिरूचि नहीं ली गई, जिसका प्रतिकूल 
प्रभाव मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ा है । 


____ 2. मनरेगा अन्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के लोवाहातु पंचायत में क्रियान्वित योजना कोड 
संख्या 809190379 , 910190046, 809190369, 809190647 , 910190052, 910190194, 80919013 में कार्य 
होने के बावजूद मजदूरों को मजदूरी भुगतान लम्बित रखना मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है एवं 
इसके लिए आप स्पष्टतः जिम्मेवार है । 


3. सोनाहातु प्रखण्ड के जामुदाग पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित 8 योजनाओं की 
जाँच श्री संजय कुमार , कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू, राँची द्वारा की गई है । जाँच प्रतिवेदन के अनुसार 
इस पंचायत में इस कार्यालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-242 दिनांक 3 फरवरी , 2010 द्वारा स्वीकृत 10 
योजनाओं के विरूद्ध मात्र 6 योजनाओं में ही कार्य प्रारम्भ कराया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
आपके द्वारा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गयी एवं मनरेगा कार्य में अभिरूचि 
नहीं ली गई , जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ा है । 


4. मनरेगा अन्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के जामुदाग पंचायत में क्रियान्वित योजना कोड 
संख्या 0809190466, 0809190473 , 0809190471, 0809190475 में कार्य होने के बावजूद मजदूरों को 
मजदूरी भुगतान लम्बित है । मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी भुगतान लंबित रखना मनरेगा 
अधिनियम का उल्लंघन है एवं इसके लिए आप स्पष्टतः जिम्मेवार है । 


5. मनरेगा अन्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के जामुदाग पंचायत में क्रियान्वित एवं जाँच की गई 
सभी 8 योजनाओं में से आपके द्वारा कोई भी योजना का निरीक्षण /पर्यवेक्षण नहीं किया गया है । इस 
प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा मनरेगा योजनाओं का निरीक्षण/ पर्यवेक्षण हेतु अपने निर्धारित कर्तव्य 
के निर्वहन में कोताही बरती गई है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 10 सितम्बर, 2014 
6. सोनाहातु प्रखण्ड के दुलमी पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2009- 10 में क्रियान्वित 8 
योजनाओं की जाँच भूमि सुधार , उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची द्वारा की गई है । जाँच प्रतिवेदन के अनुसार 
इस पंचायत में इस कार्यालय के स्वीकृत्यादेश संख्या -2059 , दिनांक 23 अक्टूबर , 2009, 1426 दिनांक 
15 अगस्त , 2009 एवं 242 , दिनांक 3 फरवरी , 2010 द्वारा स्वीकृत 6 तालाब एवं 7 सिंचाई कूप में 1 
तालाब एवं 3 सिंचाई योजनाओं में ही कार्य प्रारंभ कराया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा 
मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई एवं मनरेगा कार्य में अभिरूचि नहीं ली गई , 
जिसका प्रतिकूल प्रभाव मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ा है । 


7. सोनाहातु प्रखण्ड के दुलमी पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2009- 10 में क्रियान्वित 8 
योजनाओं में योजना स्थल पर बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा 
मनरेगा मार्ग-निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । 


8. सोनाहात् प्रखण्ड के गल3 पंचायत में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित 10 योजनाओं की 
जाँच श्री भुजेन्द्र बास्की,निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वानियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची 
द्वारा की गई है । जांच प्रतिवेदन के अनुसार योजना कोड संख्या -0809190669, 0910190188 , 
0910190187 , 0809190672 में कार्य होने के बावजूद मजदूरों को मजदूरी भुगतान लम्बित है । मनरेगा 
अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी भुगतान लम्बित रखना मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है एवं इसके लिए 
आप स्पष्टतः जिम्मेवार हैं । 


9. आपका प्रखण्ड कर्मियों के साथ समन्वय का आभाव देखा गया है, क्योंकि प्रखण्ड के सभी 
कर्मियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को संयुक्त अभ्यावेदन समर्पित कर अभद्र व्यवहार करने तथा असंसदीय 
शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रताडित करने का आरोप लगाया है। इससे आपके नेतृत्व क्षमता का अभाव 
प्रतीत होता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है । 


उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक 7863, दिनांक 24 दिसम्बर , 2010 द्वारा श्री रविदास से 
स्पष्टीकरण की माँग की गई । इसके अनुपालन में श्री रविदास ने पत्रांक - 100 दिनांक 7 जनवरी , 2011 
द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया । 


श्री रविदास से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 3413, दिनांक 23 जून , 2011 एवं 
अनुवर्ती स्मारों द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । उपायुक्त , राँची 
के पत्रांक -161 (1)/जि0ग्रा0 दिनांक 15 जुलाई, 2014 द्वारा श्री रविदास के स्पष्टीकरण पर मंतव्य 
उपलब्ध कराया गया है जिसमें आरोप संख्या-1, 2, 3, 6, एवं 8 प्रमाणित पाया गया हैं जबकि आरोप-4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 10 सितम्बर , 2014 


आंशिक रूप से प्रमाणित है एवं आरोप संख्या-5, 7 एवं 9 के लिए आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण 
को स्वीकार किया गया है । 


श्री रविदास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , राँची के 
मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत, श्री रविदास को निन्दन की सजा दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 443 - 50 | 


